SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 श्रावण, 1940 ( श० ) 


संख्या- 769 राँची, शुक्रवार । 


10 अगस्त , 2018 (ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


आदेश 
3 अगस्त , 2018 ई० । 


संख्या -13 /एल०-112/ 2017- 4420-- श्रीमती तदाशा मिश्र, भा०पु०से०, विशेष सचिव, गृह , कारा एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाए ( छुट्टी)नियमावली, 1955 के निमय 10, 11 एवं 
20 के तहत दिनांक 13 जुलाई, 2018 से 25 जुलाई , 2018 तक कुल 13 ( तेरह ) दिनों के उपार्जित अवकाष की 
स्वीकृति दी जाती है । 
2. उक्त अवधि के लिए श्रीमती मिश्र को कोटि वेतन देय होगा | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रामलखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 769 -- 50 


